निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 168 ) पटना , मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


सं0 V / उ0 - 4 - 05 / 2016 - 6380 


मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


संकल्प 

___ 28 दिसम्बर 2016 
विषय: - विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित ) का गठन । 
विभाग में बिहार उत्पाद सेवा का उच्चतम पद " संयुक्त आयुक्त उत्पाद " पर प्रोन्नति के मामलों पर विचार 
करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित ) का निम्नवत् गठन किया जाता है : 
1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्य 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव / सचिव, मद्य निषेध , उत्पाद एवं 

सदस्य 
निबंधन विभाग , बिहार, पटना । 
आयुक्त उत्पाद - सह - निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना __ - सदस्य 
विभागीय प्रोन्नति समिति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य 
के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर 
के पदाधिकारी । 
विभागीय प्रोन्नति समिति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के 
द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति के उप सचिव 
से अन्यून स्तर के पदाधिकारी । 

सदस्य 
प्रशासी विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के 

सदस्य 
पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2017 
इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्पों / परिपत्रों को उक्त हद तक संशोधित समझा जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के 

लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा 
आयोग , पटना को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 168 - 571 +10 - डी0टी0जी0 | 

Website: http ://egazette.bih. nic .in 


